निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 499 ) 


1 श्रावण 1932 ( श ) 
पटना, शुक्रवार, 23 जुलाई 2010 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


- - - - - - - 


अधिसूचना 

17 मार्च 2010 
सं0 12 / प0 ( क0) -1003 / 10 का0 - 2524 — बिहार प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन के फलस्वरूप राजस्व 
विभाग के अन्तर्गत भूमि सुधार उप - समाहर्ता का पद अब वेतनमान् रु0 10 ,000 – 15,200 से वेतनमान् रु0 
8000 - 13,500 ( अपुनरीक्षित) में अवक्रमित हो जाने के कारण वर्तमान में पदस्थापित निम्नांकित भूमि सुधार उप 
समाहर्त्ताओं की ( वेतनमान् रु0 10 ,000 - 15, 200 में ) सेवाएँ वापस लेते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ 4 में अंकित 
पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है: 


निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , लखीसराय । 


1 | श्री रवीन्द्र प्रसाद भूमि सुधार 
( 592 / 08 , नालंदा) उप - समाहर्त्ता, 

रोसड़ा ( समस्तीपुर) । 
| श्री मिथिलेश कुमार , भूमि सुधार 
( 659 / 08, गया ) उप समाहर्ता, 

नवगछिया, (भागलपुर) 
3 श्री सतीश कुमार शर्मा, भूमि सुधार 
( 751 / 08, भोजपुर) | उप - समाहर्ता, 

पालीगंज , (पटना) । 


निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी । 


| निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , बांका । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 जुलाई 2010 
4 | श्री शिवनारायण सिंह , भूमि सुधार 

| निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला 
( 832 / 08 , मुजफ्फरपुर ) | उप - समाहर्ता, ग्रामीण विकास अभिकरण , भागलपुर । 

भागलपुर सदर । 
5 | श्री मो0 खबीर, 

भूमि सुधार 

| निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला 
( 836 / 08, सहरसा) उप - समाहर्ता, 

ग्रामीण विकास अभिकरण , नालंदा । 
गोपालगंज सदर । 


2 . यह दिनांक 01 अप्रील 2010 से प्रभावी होगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अतुल कुमार सिन्हा, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 499- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


